निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


VO 


सत्यमेव जयते 


बिहार 

गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 माघ 1941 ( TO ) 
पटना , शुक्रवार , 

24 जनवरी 2020 


( सं ० पटना 59 ) 


कृषि विभाग 


अध्यक्ष 


अधिसूचना 

21 जनवरी 2020 
सं 0 4 / कृ ० शि ० को०-38 / 2019-222 / कृ ० -- कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या 89 / बामेती / 2016 
17-3098 दिनांक 19.09.2019 के क्रम में जलवायु ( मौसम ) के अनुकूल कृषि कार्यक्रम के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के 
लिए सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति से राज्य स्तर पर स्टीयरिंग कमिटि का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है , 
कृषि उत्पादन आयुक्त / प्रधान सचिव / सचिव कृषि विभाग , बिहार 
महानिदेशक / प्रतिनिधि बोरलॉग इंस्टीच्यूट फॉर साउथ एशिया 

सदस्य 
कुलपति, डा 0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा 

सदस्य 
कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर 
निदेशक , कृषि, बिहार 
निदेशक , आई 0 सी 0 ए 0 आर0, पूर्वी क्षेत्र, पटना 

सदस्य 
निदेशक बामेती, बिहार , पटना 
श्री गोपाल सिंह ( भा ० व ० से ०), सम्प्रति वन संरक्षक , बिहार ( राज्य सरकार के 

सदस्य 
प्रतिनिधि ) 
प्रोजेक्ट लीडर 

सदस्य सचिव 


सदस्य 
सदस्य 


सदस्य 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

एन ० सरवण कुमार , 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 59-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


